" 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 चैत्र 1936 ( श० ) 
संख्या 130 राँची ,शनिवार 

22 मार्च, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
19 मार्च, 2014 


संख्या -3/पद-1( ख)- 03/2014 का . 2761 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री गोसाई उरांव , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 393 / 03 , गृह जिला- राँची ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद-1( ख)-03/ 2014 का . 2762-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री जॉन जार्ज तिर्की, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 402/ 03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , स्वर्णरेखा 
परियोजना, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( ख )- 03 / 2014 का . 2763 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 534/03, गृह जिला- नवादा) को अगले आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 22 मार्च, 2014 
संख्या -3/पद-1( ख)-03/ 2014 का . 2764--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रोबिन टोप्पो, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 775/ 03, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , 
दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 1 ( ख)-03/2014 का . 2765 -- श्री मनोज कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 603/03, 
गृह जिला - पटना), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अगले आदेश 
तक उप निदेशक , पंचायती राज , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद -1( ख)-03/ 2014 का . 2766 -- उप निदेशक , पंचायती राज , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित श्री चितरंजन कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 478/03, गृह 
जिला- चतरा ) सम्प्रति अधिसूचित निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , साहेबगंज को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/पद-1( ख)-03/ 2014 का . 2767 --उप निदेशक , खाद्य, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री जगत नारायण प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 547/03, गृह जिला 
नालन्दा) सम्प्रति अधिसूचित निदेशक, लेखा प्रशासन , चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक उप सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


उक्त स्थानांतरण/ पदस्थापन आदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह- प्रधान सचिव, 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 130 - 50 | 


